946 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 7, 1984 ( SRVN. 16, 1906 SAKA) 


[ PART 1 


कषि विभाग 

दिनांक 5 जुलाई, 1984 
क्रमांक 4565. पंजाब मण्डी समिति अध्यक्ष , उपाध्यक्ष चुनाव नियम 1961 के नियम 10 द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं , आई ० डी ० कौशिक , 
एचसो पता, प्रतिरका कलेक्टर , करनाल , प्रधान अधिकारी, मण्डी समिति , इन्दरी, जिला करनाल इसके द्वारा 
अधिसूचित करता हूं कि सर्वश्री कृष्ण लाल , सुपुत्र अरुडा, ग्राम व डाकखाना उडाना तथा गन्दा राम , पुत्र 

बनवारी 
लाल , कमीशन एजैन्ट , इन्दरी क्रमश : उत मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने गये हैं । 

इस अधिसूचना को उस मण्डी समिति के नोटिस-बोर्ड पर भी लगा दिया गया है । 


आई ० डी ० कौशिक 

प्रधान अधिकारी 
एवं अतिरिक्त कलेक्टर , 

करनाल । 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 5th July, 1984 
No. 4565. - In exercise of the powers conferred by rule 10 of Punjab Market Committee Chair 
man, Vice Chairman ( Election) Rules, 1961, I, I. D. Kaushik , H. C. S., Additional Collector , Karnal , 
Presiding Officer, Market Committee, Indii, District Karnal hereby notify that Shri Krishan Lal, son of 
Shri Arura , Village and Post Office Udana and Shri Ganda Ram , son of Shri Banwari Lal Commission 
Agent, Indri have been elected as Chairman and Vice - Chairman of the said Market Committee 
respectively . 
The Notification has been pasted on the Notice Board of the said Committee . 

I. D. KAUSHIK , 
Presiding Officer - cum 
Additional Collector , 

Karnal, 
कृषि विभाग 

दिनांक 5 जुलाई, 1984 
नं ० 3386.--पंजाव मण्डी समिति अधयक्ष तथा उपाध्यक्ष ( चुनाव ) नियम , 1961 के नियम 10 द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हए , मैं , सी ० एल ० सांखला , एच० सी ० एस ० , 
उप मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) , सिवानी , प्रधान अधिकारी , मण्डी समिति , बहल , जिला भिवानी इसके द्वारा अधिसूचित 
करता हूं कि सर्वश्री ओम प्रकाश, सुपुत्र श्री ऋषि पाल , गांव व डा ० बहल , जिला भिवानी तथा रामेश्वर दास , मैसर्ज 
रामेश्वर दास , सत्य नारायण , गाय व डाकखाना मन्दोली कलाँ, जिला भिवानी क्रमशः उक्त मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष चुने गये हैं । 
2. इस अधिसूचना को उक्त मण्डी समिति के नोटिस -बोडं पर भी लगा दिया गया है । 

सी ० एल ० सांखला , 
उप -मण्डल अधिकारी (नागरिक ), 

सिवानी (भिवानी ) । 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 27th July 1984 
No. 3386 .-- In exercise of the powers conferred by rule 10 of the Punjab Market Committee, 
Chairman and Vice Chairman ( Election ) Rules, 1961, T.C.L . Sankhla , H.C.S., Sub - Divisional Officer, 
( Civil ), Sivani , Presding Officer , Market Committee , Behal, District Bhiwani hereby notify that Shri 
Om Parkash , son of 

of Shri Rishi Pal, Village and Post Office Behal and Ramshwar Dass , M /S 
Rameshwar Das- Sataya Narayan , V. & P. O. Madholi Kalan (Bhiwani), have been elected as 
Chairman and Vice Chairman of the said Committee respectively . 
The notification has been pasted on the notice Board of the said Committee . 

C. L. Sankhla , 
Sub - Divisional Officer ( Civil), 

Siwani . 


